निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 22 


13 ज्येष्ठ 1937 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

3 जून 2015 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


, 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


3-3 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 3 जून 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सं0-3ए - 2 - वे० पु०-10/ 2015-4483/ वि ० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले ० एवं हक ०) बिहार, 
महालेखाकार कार्यालय , वीरचंद पटेल पथ , 


पटना । 


विषय : 


पटना , दिनांक 15 मई 2015 
नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग के नवसृजित पद नगर 
प्रबंधक के वेतनमान के संबंध में । 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा विकास एवं आवास विभाग के 
अधीन बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग के अंतगत नगर प्रबंधक पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त 
नवसृजित पद का वेतनमान राज्य सरकार के निर्धारित नहीं है । राज्य सरकार के समक्ष नगर प्रबंधक के वेतनमान 
निर्धारण का विषय विचाराधीन था । 

सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि नगर विकास एवं आवास विभाग 
के अधीन नगर प्रबंधक पद का वेतनमान पी ० बी०-2 + 4200 /- अनुमान्य होगा । 
उक्त स्वीकृत वेतनमान आदेश निर्गत की तिथि से अनुमान्य होगा । 

विश्वासभाजन , 
दयानिधान पाण्डेय , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 3 जून 2015 


m 


भाग-9 ( ख 


निविदा 

सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 696 - मैं , रीता सिंह, पति सत्येन्द्र कुमार सिंह , पता- Surya M.K. Apartment Flat No. 
203 / B.R. -3E, New Patliputra Colony , Patna शपथ पत्र सं० 7114, दिनांक 11.05.2015 के अनुसार मेरा 
पुत्र जिसका नाम पहले आयुष था अब आयुष सिंह के नाम से जाना जायेगा । 

रीता सिंह । 
No. 696 — I Rita Singh, W / o Satyendra Kumar Singh, R/ o Surya M.K. Apartment Flat No. 
203/ B.R.-3E , New Patliputra Colony , Patna 800013 declare vide affidavit no . 7114 dated 11-05-2015 that 
my son Aayush will be known as Aayush Singh . 

RITA SINGH . 


No. 676 — After declaration by me vide Affidavit No. 194 dated 19.07.2014 I, Sarita W /o Mani 
Rajan Jha , Mohalla - Balbhadrapur (Shiv Sagar), P.O. and P.S. Laheriasari Dist-Darbhanga, Bihar India , 
Shall be known as by my name as “ Sarita Jha ” in place of Sarita for all purposes , including educational 
and other certificates and documents and in service matter also . 

SARITA. 


No. 675 — After declaration by me vide Affidavit No. 190 dated 19.07.2014 I, Mani Rajan S / o 
Chandra Mani Jha ,Mohalla-Balbhadrapur (Shiv Sagar), P.O. and P.S. Laheriasari Dist-Darbhanga, Bihar 
India, Shall be known as by my name as “ Mani Rajan Jha ” in place of Mani Rajan for all purposes , 
including educational and other certificates and documents and in service matter also . 

MANI RAJAN. 


No. 677_I, Anup S/ o - Madhusudan Prasad, Vikas Nagar Kurjee Patna vide Affidavit No. 4503 
Dated 08-04-2015 will Now be known as Anup Prasad . 

ANUP. 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 11-571 + 40- डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


